रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल - 33004 / 99 


- REGD . NO . D. L.- 33004/ 99 


. 


. 


. सत्यमेव जयत . : . . 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भागा - खण्ड4 
PARTI - Section4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
· PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 5 ] 
No. 5 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 4, 2005 / श्रावण 13 , 1927 
.. NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST4, 2005 /SRAVANA 13, 1927 


रक्षा मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 अगस्त , 2005 
का०नि०आ० 7 ( अ ). - कतिपय छावनी परिषदों में फेरफार 
करने की घोषणा वाले दिनांक 28 फरवरी, 2003 की रक्षा मंत्रालय की 
संख्या का . नि. आ . 04 ( अ ) में भारत सरकार की अधिसूचना के साथ 
पठित छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 14 की उप 
धारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उप - धारा ( 2 ) 
के खंड ( ग ) के तहत सारणी के कालम ( 3 ) में निर्दिष्ट की गई सारणी 
के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट छावनी बोडों के सदस्यों का नामांकन इस 
अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 2 सितम्बर , 2001 को समाप्त 
होने वाली अवधि तक या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन बोर्ड 
का गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो , अधिसूचित करती है । 


MINISTRY OF DEFENCE 

NOTIFICATION 
__ New Delhi, the 4th August, 2005 

S. R . O . 7 (E ).- In pursuance of Sub -section (3 ) of 
Section 14 of the Cantonment Act, 1924 ( 2 of 1924) read 
with the notification of the Government of India in the 
Ministry of Defence No . S .R . O . 04 (E ), dated 28th February, 
2003 containing the declaration varying the constitution 
of certain Cantonment Boards, the Central Government 
hereby notifies the nomination of member of the 
Cantonment Board specified in column (2 ) of the Table 
given below indicated in column ( 3 ) thereof, under clause 
(C) of Sub -section (2 ) of the said section for a period ending 
on 2nd September , 2005 with effect from the date of 
publication of this Notification , or till constitution of the 
Board under Section 13 of the said Act , whichever is earlier . 


क्रम छावनी बोर्ड 
संख्या का नाम 


Serial 
Number 


उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप 
धारा ( 2 ) के खंड ( ग ) के अंतर्गत 
गठित होने वाली छावनी परिषद के सदस्यों 
के नाम /पदनाम 


Nameof the 
Cantonment 
Board 


Name/Designation of the 

members constituting 
Cantonment Board under 
clause (c ) of Sub -section (2 ) 
of Section 14 of the said Act 


- 


1 


2 


3 


(1) 
: 1. 


2) 
Kanpur 


1. कानपुर 


- 


- 


- 


श्री नवाब भाई 
[ फा. सं. 21/4/2005 -रक्षा ( क्यू एंड सी ) ] 

आनन्द मिश्रा, संयुक्त सचिव 


Shri Nawab Bhai 
[ E. No . 21 ( 4y2005-DQ & C)] 

ANAND MISRA, Jt. Secy . 


2338 GI/ 2005 


Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


